—- 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


क्रमांक 


भागना 


भागना 


No. 116-2024/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2024 
(7 श्रावण, 1946 शक) 
विधायी परिशिष्ट 
विषय वस्तु 
अधिनियम 
कुछ नहीं 
अध्यादेश 
कुछ नहीं 


भागनाा 


भाग-५ 


प्रत्यायोजित विधान 


अधिसूचना संख्या का०आ० 46 /ह०अ० 25 /2008 / धा० 92,/ 2024, दिनांक 29 जुलाई, 2024- 
हरियाणा पुलिस (भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कार्मिकों का जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) 
में स्थायी आमेलन) नियम, 2024. 


शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 
कुछ नहीं 


(XXXViil) 


पृष्ठ 


179—184 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 29, 2024 (SRVN. 7, 1946 SAKA) 179 


ArT 
हरियाणा सरकार 
गृह विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 29 जुलाई, 2024 


संख्या काग्आ० 46,/ह०अ० 25,/2008 / धा० 92/2024— हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 
(2008 का 25) की धारा 92 की उप-धारा (3) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भारतीय रिजर्व 
बटालियनों के पुलिस कार्मिकों से जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) हरियाणा में स्थायी रूप से आमेलित किए 
जाने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


4. (1) ये नियम हरियाणा पुलिस (भारतीय रिजर्व बटालियन के पुलिस कार्मिकों का जिला पुलिस 
(सामान्य संवर्ग) में स्थायी आमेलन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं| 

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 
2. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- 

(क) “चरण- तथा चरण-ना प्रशिक्षण“ से अभिप्राय है, ऐसा प्रशिक्षण, जो गृह मामले 
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2001 को जारी ज्ञापन 
संख्या I —27011 / 102 / 2000-पी.एफ. II (iii) F यथा विनिर्दिष्ट है; 

(ख) “छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही” से अभिप्राय है, बारह वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद 
छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्‍नत किए गए सिपाही; 

(ग) “bated वरिष्ठता“ से अभिप्राय है, राज्य स्तर पर स्थायी रूप से आमेलित किए 
गए भारतीय रिजर्व बटालियन कार्मिकों और जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के 
सिपाही और मुख्य सिपाही की वरिष्ठता | 

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 
क्रमश: हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ 
तथा हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा नियम, 2017 में उन्हें दिए गए हैं। 

3. भारतीय रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाही, सी-1 सिपाही तथा छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही / सिपाही 
के पद में पुलिस कार्मिक use वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने के पश्चात्‌ और उनके चरण-1 तथा 
PROT प्रशिक्षण के पूरा होने पर जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने 
का विकल्प देने हेतु पात्र हो जाएंगे। 

4. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य के विभिन्‍न जिलों के लिए प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक भारतीय 
रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाहियों, सी-1 सिपाहियों तथा छूट-प्राप्त मुख्य सिपाहियों / सिपाहियों में से 
भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा। 

5. (1) भारतीय रिजर्व बटालियनों के प्रमुख प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियनों 
के संबंधित कमान्डेंट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करते हुए भारतीय रिजर्व बटालियनों के पात्र 
कार्मिकों की सम्मति वचनबद्धता के रूप में मांगेंगे | 

(2) भारतीय रिजर्व बटालियनों के प्रमुख भारतीय रिजर्व बटालियनों के कार्मिकों की सम्मति 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ आवेदनों की जांच करेंगे तथा एक सूची तैयार करेंगे, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 मार्च 
तक पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को अनुमोदन और अंतिम रूप दिए जाने के लिए भेजा जाएगा। 

(3) भारतीय रिजर्व बटालियन के मुख्य सिपाहियों, सी-1 सिपाहियों तथा छूट-प्राप्त मुख्य 
सिपाहियों / सिपाहियों, जिनका नाम surat उप-नियम (2) के अधीन पुलिस महानिदेशक द्वारा 
अनुमोदित किया गया है, किन्तु जो संबद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कार्यमुक्ति आदेश की तिथि से 
पन्द्रह दिन के भीतर जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, को अगले पांच वर्ष 
तक कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति भारतीय रिजर्व बटालियन के प्रमुख को जिला 
पुलिस (सामान्य संवर्ग) में समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण 
देकर अभिवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बटालियन का प्रमुख ऐसे व्यक्ति को जिला पुलिस (सामान्य 
संवर्ग) में कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक मास से अनधिक का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकता है। 


संक्षिप्त नाम तथा 
प्रारम्भ | 


परिभाषाएं | 


पात्रता। 


रिक्तियां। 


प्रक्रिया | 


180 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 29, 2024(SRVN. 7, 1946 SAKA) 

(44) यदि अभ्यर्थी पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ पुनः अपनी सम्मति व्यक्त करता है 
तथा पुनः जिला पुलिस [सामान्य संवर्ग) में चयनित होने के पश्चात्‌ कार्यभार ग्रहण आदेश की तिथि से 
पन्द्रह दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, को अपनी शेष सेवा में जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में 
जाने का दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बटालियन के प्रमुख को जिला 
पुलिस (सामान्य संवर्ग) में समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देकर 
अभिवेदन दे सकता है। भारतीय रिजर्व बटालियन का प्रमुख ऐसे व्यक्ति को जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) 
में कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक मास से अनधिक का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकता है। 

(5) यदि जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में स्थायी आमेलन के लिए प्राप्त आवेदन, पुलिस 
महानिदेशक, हरियाणा द्वारा अधिसूचित रिक्तियों से अधिक हैं, तो स्थायी आमेलन भारतीय रिजर्व 
बटालियनों में बनाई गई वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। 

(6) जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में स्थायी आमेलन के लिए भारतीय रिजर्व बटालियन के मुख्य 
सिपाही, सी-1 सिपाही तथा छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही /सिपाही की वरिष्ठता नीचे दिए गए मानदण्डों के 
अनुसार नियत की जाएगी, अर्थात्‌:- 

0). मुख्य सिपाही तथा सी-1 सिपाही की वरिष्ठता, लोअर स्कूल कोर्स में योग्यताक्रम के 
अनुसार मानी जाएगी। लोअर स्कूल कोर्स में समान योग्यताक्रम होने की दशा में, 
भर्ती की पूर्व तिथि वाले मुख्य सिपाही तथा सी-1 सिपाही वरिष्ठ होंगे। भर्ती की 
समान तिथि होने की दशा में, रिक्रूट बेसिक कोर्स में उच्च योग्यताक्रम वाले मुख्य 
सिपाही तथा सी-1 सिपाही वरिष्ठ होंगे। Rae बेसिक कोर्स में समान योग्यताक्रम 
होने की दशा में, आयु में बड़े मुख्य सिपाही तथा सी-1 सिपाही वरिष्ठ होंगे। समान 
आयु की दशा में, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की चयन सूची में उच्च 
योग्यताक्रम वाले मुख्य सिपाही तथा सी-1 सिपाही वरिष्ठ होंगे ; 

Gi) समान भर्ती बैच के छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही /सिपाही की वरिष्ठता हरियाणा 
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत योग्यताक्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी। 
विभिन्‍न बैच में भर्ती किए गए छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही /सिपाही की वरिष्ठता, भर्ती 
की तिथि के अनुसार मानी जाएगी। भर्ती की एक ही तिथि होने की दशा में, रिक्रूट 
बेसिक कोर्स में उच्च योग्यताक्रम वाले छूट-प्राप्त मुख्य सिपाही / सिपाही वरिष्ठ 
होंगे। रिक्रूट बेसिक कोर्स में समान योग्यताक्रम होने की दशा में, आयु में बड़े 
wert मुख्य सिपाही /सिपाही वरिष्ठ होंगे। समान आयु होने की दशा में, 
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की चयन सूची में उच्च योग्यताक्रम वाले छूट-प्राप्त 
मुख्य सिपाही / सिपाही वरिष्ठ होंगे। 

वेतन और भत्ते। 6. जिला पुलिस में स्थायी आमेलन के बाद भारतीय रिजर्व बटालियन के कार्मिकों को जिला पुलिस 
(सामान्य संवर्ग) को यथा लागू वेतन और भत्ते मिलेंगे। 
प्रशिक्षण | 7. भारतीय रिजर्व बटालियन के सभी मुख्य सिपाहियों तथा सी-1 सिपाहियों और छूट-प्राप्त मुख्य 


सिपाहियों / सिपाहियों, जिनका जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में स्थायी आमेलन के लिए चयन किया जाता 
है, को निम्नलिखित रीति में तथा निम्नलिखित पाठयक्रम के साथ तीन मास के लिए एक प्रेरण प्रशिक्षण 
और जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, अर्थात्‌:- 

(क) प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे एचपीए, aya / पीटीसी, 
सुनारिया / आरटीसी, भोंडसी आदि के प्रमुख द्वारा संचालित किए जाएंगे; 

(ख) जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधित जिला पुलिस इकाईयों में पुलिस आयुक्त / अधीक्षक द्वारा 
संचालित किया जाएगा, जिनमें चयनित भारतीय रिजर्व बटालियन के कार्मिकों का स्थायी 
रूप से आमेलन किया जाएगा; 

(ग) प्रेरण प्रशिक्षण और जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठयक्रम/पाठयचर्या 
पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण निर्देशिका में यथाउतरदेय अनुसार 
तैयार किया जाएगा; 

(घ) प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य होगा और किसी भी परिस्थिति में इससे छूट नहीं दी जाएगी: 

परन्तु भारतीय रिजर्व बटालियनों के प्रमुख भारतीय रिजर्व बटालियन के उन 
ate, जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, 
के नामों पर अगले बैच में प्रशिक्षण हेतु विचार कर सकते हैं। 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 29, 2024(SRVN. 7, 1946 SAKA) 


181 


(1) जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में स्थायी आमेलन के लिए चयनित मुख्य सिपाहियों, सी- 
सिपाहियों और सिपाहियों की वरिष्ठता, जिन्होंने लोअर स्कूल कोर्स अह्तता प्राप्त करने से पहले aI 
और चरण-ना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, आबंटित पुलिस रेंज, कमिश्नरेट में लोअर स्कूल कोर्स के उस 
विशेष बैच की वरिष्ठता सूची के नीचे नियत की जाएगी। यदि ऐसे कार्मिक ने लोअर स्कूल कोर्स उत्तीर्ण 
करने से पूर्व प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, तो उसकी वरिष्ठता चरण-ना प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण करने 
के वर्ष के बैच की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे नियत की जाएगी। 

@) जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में स्थायी आमेलन के लिए चयनित छूट-प्राप्त मुख्य 
सिपाहियों / सिपाहियों की वरिष्ठता जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के उस बैच में सबसे नीचे नियत की 
जाएगी, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बटालियन के छूट प्राप्त मुख्य सिपाहियों / सिपाहियों के भर्ती बैच से 
ठीक पहले की गई थी। 

(3) जहां कहीं भी, केंद्रीकृत वरिष्ठता लागू होती है, वहां जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में 
स्थायी आमेलन के लिए चयनित भारतीय रिजर्व बटालियन के मुख्य सिपाहियों और सी-1 सिपाहियों की 
वरिष्ठता, जिन्होंने लोअर स्कूल कोर्स उत्तीर्ण करने से ys a] और चरण-ना प्रशिक्षण पूरा कर लिया 
है, राज्य में लोअर स्कूल कोर्स के उस विशेष बैच की सामान्य वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे नियत की 
जाएगी। यदि ऐसे कार्मिक ने लोअर स्कूल कोर्स उत्तीर्ण करने से पूर्व प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, तो 
उसकी वरिष्ठता चरण-ना प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण करने के वर्ष के बैच की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे 
नियत की जाएगी। 

(५) जहां कहीं भी, केंद्रीकृत वरिष्ठता लागू होती है, वहां जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में 
स्थायी आमेलन के लिए चयनित भारतीय रिजर्व बटालियन के छूट-प्राप्त मुख्य सिपाहियों और सी-1 
सिपाहियों की वरिष्ठता जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के उस बैच में सबसे नीचे नियत की जाएगी, 
जिसके लिए भारतीय रिजर्व बटालियन के were मुख्य सिपाहियों / सिपाहियों के भर्ती बैच से तुरन्त 
पहले भर्ती की गई थी। 

9. वेतन, छुट्टी, पेंशन और अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से 
उपबन्ध नहीं किया गया है, जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में आमेलित किए गए व्यक्ति, समय-समय पर 
यथा संशोधित पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, द्वारा शासित होंगे। 

10. अनुशासन, शास्तियों और अपीलों से संबंधित मामलों में जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में आमेलित 
किए गए व्यक्ति, हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा नियम, 2017 के साथ पठित पंजाब 
पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, द्वारा शासित होंगे। 

11. जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में मुख्य सिपाहियों और सी-1 सिपाहियों तथा सिपाहियों के स्थायी 
आमेलन के कारण भारतीय रिजर्व बटालियनों में होने वाली रिक्तियों को निम्नलिखित द्वारा भरा जाएगा:- 

(0). भारतीय रिजर्व बटालियनों में सिपाहियों की सीधी भर्ती द्वारा 

Gi) तीन वर्ष की अवधि, जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 
जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) से मुख्य सिपाहियों, सी-1 सिपाहियों तथा छूट-प्राप्त मुख्य 
सिपाहियों / सिपाहियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा; 

(ii) तीन वर्ष की अवधि, जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए जिला पुलिस (सामान्य 
संवर्ग) के कार्मिकों से सम्मति प्राप्त करने के बाद भारतीय रिजर्व बटालियनों में स्थानांतरण 
द्वारा। इच्छुक कर्मिकों का अपनी मूल यूनिटों में ग्रहणाधिकार होगा । 

12. पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ तथा हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) 
सेवा नियम, 2017 में दी गई किसी बात के होते हुए जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) में आमेलित किए गए 
भारतीय रिजर्व बटालियनों के कार्मिकों पर भी लागू होंगे। 

13. इन नियमों में विशेष रूप से उपबन्धित नहीं किए गए मामले, पंजाब पुलिस नियम, 1934 हरियाणा 
राज्यार्थ तथा हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा नियम, 2017, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा 
शासित होंगे। 


अनुराग रस्तोगी, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग | 


aa | 


वेतन, 
पेंशन 


छुट्टी, 
और अन्य 


मामले | 


अनुशासन 
शास्तियां और 


अपीलें | 


भारतीय रिजर्व 
बटालियन में 


रिक्तियों 


जाना 


| का भरा 
| 


विशेष waar | 


अस्थाई उपबन्ध | 


182 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 29, 2024 (SRVN. 7, 1946 SAKA) 


Short title and 


commencement. 


Definitions. 


Eligibility. 


Vacancies. 


Procedure. 


HARYANA GOVERNMENT 
HOME DEPARTMENT 
Notification 
The 29th July, 2024 

No. S.O. 46/H.A.25/2008/S.92/2024.— In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India read with sub-section (1) of section 92 of Haryana Police Act, 
2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following Rules regulating service 
conditions of the persons to be permanently absorbed in District Police (General Cadre), Haryana 

from the police personnel of India Reserve Battalions, namely:- 


1. (1) 11656 rules may be called the Haryana Police (Permanent Absorption of India 
Reserve Battalion's Police Personnel in District Police (General Cadre) Rules, 2024. 


(2) These rules shall come into force from the date of publication in the official gazette. 


2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- 
(a) “Phase-I and Phase-II Training” shall mean such training as specified in the 


memorandum issued vide Ministry of Home Affairs, Government of India, 
New Delhi No. II-27011/102/2000-PF.II (iii) dated the 18" July, 2001; 


(b) “Exemptee Head Constable” means constables promoted as Exemptee Head 
Constable after completion of twelve years; 

(c) “Centralized Seniority’ means the seniority of Constables and Head 
Constables of permanently absorbed India Reserve Battalion personnel and 
district Police (General Cadre) at State Level. 

(2) | Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the meaning as 
assigned to them in the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Punjab Police Rules, 1934 as 
applicable to the State of Haryana and the Haryana Police (Non-Gazetted and Others Ranks) 
Service Rules, 2017 respectively. 


3. The police personnel of India Reserve Battalions in the rank of Head Constables, C-1 
Constables and Exemptee Head Constables/Constables shall become eligible to be given an option 
to be permanently absorbed in District Police (General Cadre) after completion of fifteen years of 
satisfactory service including completion of their Phase-I and Phase-I] training. 


4. The Director General of Police, Haryana shall notify the number of vacancies to be filled up 
from amongst the Head Constables, C-1 Constables and Exemptee Head Constables/Constables of 
India Reserve Battalions by the 31st January of every year for various districts of the State. 


5. (1) 176 Head of the India Reserve Battalions shall seek willingness of eligible personnel 
of India Reserve Battalions by inviting applications in the form of undertaking through the 
concerned Commandants of India Reserve Battalions by the 28th February of every year. 

(2) | The Head of the India Reserve Battalions after obtaining the willingness of eligible 
personnel of India Reserve Battalions shall scrutinize the applications and prepare a list, which 
shall be sent to the Director General of Police, Haryana for approval and finalization by the 
15th March of every year. 

(3) An India Reserve Battalion's Head Constable, C-1 Constable and Exemptee Head 
Constable/Constable, whose name is approved by the Director General of Police, Haryana under 
sub-rule (2) above but who does not join the District Police (General Cadre) within fifteen days 
from the date of order of relieving issued by concerned authority shall not be given another chance 
for the next five years. Such person may represent to the Head of India Reserve Battalion by 
explaining the circumstances for not joining in time. The Head of India Reserve Battalion may 
grant further time of not more than one month to such person to join the District Police (General 
Cadre). 

(4) री a candidate gives his willingness again after expiry of period of five years and 
after getting selected, does not join District Police (General Cadre) again within fifteen days from 
the date of joining order shall not be given another chance to join District Police (General Cadre) in 
his remaining service. Such person may represent to the Head of India Reserve Battalion by 
explaining the circumstances for not joining in time. The Head of India Reserve Battalion may 
grant further time of not more than one month to such person to join the District Police (General 
Cadre). 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 29, 2024 (SRVN. 7, 1946 SAKA) 


183 


(5) का case applications received for permanent absorption in District Police (General 
Cadre) are in excess of the vacancies notified by the Director General of Police, Haryana, 
permanent absorption shall be made on the basis of seniority maintained in India Reserve 
Battalions. 


(6) The seniority of an India Reserve Battalion's Head Constable, C-1 Constable and 
Exemptee Head Constable/Constable for permanent absorption in the District Police (General 
Cadre) shall be fixed as per criteria given below, namely:- 


(i) The seniority of Head Constable and C-1 Constable shall be considered as 
per the order of merit in Lower School Course. In case of same merit in 
Lower School Course, the Head Constable and C-1 Constable with an earlier 
date of enlistment shall be senior. In case of same date of enlistment, the 
Head constable and C-1 Constable with higher Merit in the Recruit Basic 
Course shall be senior. In case of equal merit in the Recruit Basic Course, 
the Head Constable and C-1 Constable with higher age shall be senior. In 
case of equal age, the Head Constable and C-1 Constable with higher merit 
in the selection list of Haryana Staff Selection Commission shall be senior; 


(ii) The seniority of Exemptee Head Constable/Constable of same recruitment 
batch shall be determined in accordance with the merit fixed by the 
Commission. The seniority of Exemptee Head Constable/Constable 
recruited in different batch shall be considered as per the date of enlistment. 
In case of same date of enlistment, the Exemptee Head Constable/Constable 
with higher Merit in the Recruit Basic Course shall be senior. In case of 
equal merit in the Recruit Basic Course, the Exemptee Head 
Constable/Constable with higher age shall be senior. In case of the equal 
age, the Exemptee Head Constable/Constable with higher Merit in the 
selection list of Haryana Staff Selection Commission shall be senior. 


6. The India Reserve Battalion's personnel after permanent absorption in the district police 
shall get the pay and allowances as applicable to the District Police (General Cadre). 


7. All the Head Constables, C-1 Constables and Exemptee Head Constables/Constables of 
India Reserve Battalions, selected for permanent absorption in the District Police (General Cadre) 
shall undergo an Induction Training and District Practical Training for three months each in the 
following manner alongwith the following syllabus, namely:- 


(a) The induction training programmes shall be conducted by head of the training 
institutions of Haryana Police i.e. HPA/Madhuban, PTC/Sunaria, RTC/Bhondsi 
etc.; 


(b) District practical training shall be conducted by Commissioner/Superintendent of 
Police at the respective district police units in which selected India Reserve 
Battalion personnel shall be permanently absorbed; 


(c) Syllabus/curriculum for induction training and district practical training programme 
shall be as devised in training manual approved by the Director General of Police, 
Haryana; 


(d) The training programme shall be mandatory and under no circumstances, it shall be 
exempted: 


Provided that the Head of the India Reserve Battalions may consider the names of India 
Reserve Battalion's personnel, who could not attend the training programme due to unavoidable 
circumstances, for training in the next batch. 


8. (1) The seniority of Head Constables, C-1 Constables and Constables selected for 
permanent absorption in District Police (General Cadre), who have completed Phase-I and Phase- 
II training prior to qualifying the Lower School Course, shall be fixed at the bottom of the 
seniority list of that particular batch of Lower School Course in the allotted Police 
Range/Commissionerate. In case such personnel has not completed the training prior to qualifying 
the Lower School Course, his seniority shall be fixed at the bottom of the seniority list of the 
batch of the year of passing of Phase-II training course. 


Pay and 
allowances. 


Training. 


Seniority. 


184 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 29, 2024(SRVN. 7, 1946 SAKA) 


Pay, leave, 
pension and 
other matters. 


Discipline, 
penalties and 
appeals. 


Filling up of 
vacancies in 
India Reserve 
Battalions. 


Special 
provisions. 


Transitory 
provisions. 


(2) Seniority of Exemptee Head Constables/Constables selected for permanent 
absorption in District Police (General Cadre) shall be fixed at the bottom of the batch of District 
Police (General Cadre), for which recruitment was made immediately prior to recruitment batch of 
India Reserve Battalion's Exemptee Head Constables/Constables. 

(3) | Wherever the centralized seniority is applicable, seniority of Head Constable and C-1 
Constable of India Reserve Battalion selected for permanent absorption in District Police (General 
Cadre) of Male and Female, who have completed Phase-I and Phase-II training prior to qualifying 
the Lower School Course, shall be fixed at the bottom of common seniority list of that particular 
batch of Lower School Course in the State. In case such personnel has not completed the training 
prior to qualifying the Lower School Course, his seniority shall be fixed at the bottom of the 
seniority list of the batch of the year of passing of Phase-II training course. 

(4) | Wherever centralized seniority is applicable, seniority of Exemptee Head Constable/ 
Constable of India Reserve Battalion selected for permanent absorption in District Police (General 
Cadre) shall be fixed at the bottom of the batch of District Police (General Cadre), for which 
recruitment was made immediately prior to recruitment batch of India Reserve Battalion's 
Exemptee Head Constables/Constables. 


9. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these 
rules, the person absorbed in District Police (General Cadre) shall be governed by the Punjab 
Police Rules, 1934 as amended from time to time and applicable to the State of Haryana. 


10. In matters relating to discipline, penalties and appeals, the person absorbed in District Police 
(General Cadre) shall be governed by the Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of 
Haryana read with the Haryana Police (Non- Gazetted and Others Ranks) Service Rules, 2017. 


11. The vacancies occurring in India Reserve Battalions due to permanent absorption of Head 
Constable and C-1 Constables and Constable in District Police (General Cadre) shall be filled up 
by:- 

(i) direct recruitment of constables in India Reserve Battalions. 

(ii) by deputation against Head Constables, C-1 Constables, and Exemptee Head 
Constables/Constables from District Police (General Cadre) on deputation basis for a 
period of three years extendable upto five years. 

(iii) by transfer after seeking willingness from personnel of District Police (General 
Cadre) to India Reserve Battalions for a period of three years extendable upto five 
years. The willing personnel shall have their lien in their parent Units. 


12. Notwithstanding anything contained in the Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the 
State of Haryana and the Haryana Police (Non-Gazetted and Others Ranks) Service Rules, 2017, 
the provisions of the these rules shall be applicable for the permanent absorption of personnel of 
India Reserve Battalions in the District Police (General Cadre). 


13. The matters not specifically provided for in these rules shall be governed by the Punjab 
Police Rules, 1934, as applicable to the State of Haryana and the Haryana Police (Non-Gazetted 
and Others Ranks) Service Rules, 2017, as the case may be. 


ANURAG RASTOGI, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Home Department. 


11217—L.R.—H.GP., Pkl. 


